रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


सं . 1036 ] 
No. 1036 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


है ; 


सी . जी . डी . एल . अ . - 09032023-244197 


CG - DL - E - 09032023-244197 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 7 , 2023 / फाल्गुन 16 , 1944 

NEW DELHI , TUESDAY , MARCH 7 , 2023 / PHALGUNA 16 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 7 मार्च , 2023 


का.आ. 1080 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1150 ( अ ) तारिख 14 मार्च , 2022 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर - चाम्पा जिले में रा . रा . 
संख्या 130A के कि.मी. 15.600 से कि.मी. 51.500 ( बिलासपुर- उरगा खण्ड ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा 
करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 24.03.2022 " 
नवभारत " को और " सेंट्रल क्रोनिकल " में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

1521 GI / 2023 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


1 


राज्य का नाम : छत्तीसगढ़ 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 


अनुसूची 

छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर - चांपा जिले में रा . रा . संख्या 130A के कि.मी. 15.600 से कि . मी . 51.500 
( बिलासपुर- उरगा खण्ड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


2 

तालुक का नाम : अकलतरा 

गांव का नाम : सांकर 


20/18 


24/1 


| 24/4 


25/2 


25/6 


26/3 


27/1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


27/3 


28/2 


10 28/3 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


| निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


3 


निजी 


जिले का नाम : जांजगीर - चांपा 


4 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


0.0024 


0.02 


0.089 


0.0588 


0.012 


0.0534 


0.0815 


0.0056 


0.096 


10.02 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


गोपाल पिता बिसाहु 
( 20/18 ) 


लखन सिंह पिता गंगाराम 

( 24/1 ) 


दुलारी सिंह पिता गंगाराम 
( 24/4 ) 


राजकुमार पिता अभेराम 
( 25/2 ) 


गंगाराम पिता टीकाराम 

( 25/6 ) 


| रामगोविंद , मनमोहन पिता पिताम्बर , 

बुंदकुंवर बेवा पिताम्बर , इच्छाराम पिता 
मोहरसाय 

( 26/3 ) 


अनुज कुमार , अमित कुमार पिता बहादुर 
सिंह , अंजुलता , रिया कुमारी पिता 
बहादुर , संतोषी बाई पिता बेवा बहादुर 
सिंह 

( 27/1 ) 


रामायण सिंह पिता शिवनारायण , धागा 
बाई बेवा शिवनारायण 

( 27/3 ) 


झाडु सिंह , सुखदेव सिंह , जगदेव सिंह 
पिता चमरू , डोकरी , पुरातन पिता 
चमरू , महेतरिन बाई बेवा चमरू 
( 28/2 ) 

झाडु सिंह , सुखदेव सिंह , जगदेव सिंह 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


32/2 ( 32 ) 


35,36 / 3 


36/2 


36/5 


23 


36/6 


24 


370/17 


18 373/5 


370/20 


19 374/3 


20 38/6 


21 384/3 


22 384/4 


384/5 


385/1 


25 46/13 


26 46/6 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


| सिंचित 


| सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


| सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


0.0426 


0.0354 


0.0022 


0.0156 


0.002 


0.04 


0.073 


0.036 


0.0045 


0.0024 


0.3148 


0.0225 


0.18 


0.0018 


0.012 


0.032 


पिता चमरू , डोकरी , पुरातन पिता 
चमरू , महेतरिन बाई बेवा चमरू 
( 28/3 ) 


| मोहनलाल व रामाधार , रामकुमारी , 
मोहन कुंवर , शिवकुमारी , राजकुमारी , 
देवकुमारी पिता रामाधार , बिसाहीन 
| बेवा रामाधार 

( 32/2 ) 


झाडु सिंह पिता चमरू 
( 35 , 36/3 ) 


थनवार सिंह पिता अभिलाल 
( 36/2 ) 


झाडु सिंह , सुखदेव सिंह , जगदेव सिंह 
पिता चमरू , डोकरी , पुरातन पिता 
चमरू , महेतरिन बाई बेवा चमरू 
( 36/5 ) 


थनवार सिंह पिता अभिलाल 

( 36/6 ) 


अनंत सिंह पिता जीवरखान सिंह 

( 370/17 ) 


गजानंद पिता जीवराखन सिंह 

( 370/20 ) 


नंदकुमार ना . बा . बे . बली मां लक्ष्मीनबाई 
( 373/5 ) 


हरकुंवर पति शिवकुमार 

( 374/3 ) 


रामखिलावन पिता टीकाराम 

( 38/6 ) 

देवेन्द्र पिता महेश्वर सिंह 

( 384/3 ) 


यशवंत सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह 

( 384/4 ) 


बलवंत सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह 

( 384/5 ) 


अशोक कुमार पिता सुरेन्द्र सिंह 

( 385/1 ) 


3 


सीताराम पिता झाडुराम 

( 46/13 ) 

| रामखिलावन पिता टीकाराम 

( 46/6 ) 


4 


27 


28 


30 


29 66/3 


31 


54/1 


1 


66/2 


66/4 


66/6 


588 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 

तालुक का नाम : बलोदा 

गांव का नाम : भिलाई 

निजी 


निजी 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


| सिंचित 


सिंचित 


| सिंचित 


कुल 


0.26 


0.073 


0.1097 


0.0148 


0.135 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

आशाबाई बेवा कुंजबिहारी , आकाश पिता 
कुंजबिहारी , अशरा , कविता पिता 
कुंजबिहारी 

( 54/1 ) 


0.027 


दादुराम , दुजराम , अनुजराम पिता मुन्ना , 
सोनमत बेवा मुन्ना 

( 66/2 ) 


अनंदराम पिता झुरन सिंह 

( 66/3 ) 


मेलन बाई पिता छतर सिंह 

( 66/4 ) 


| सोनमत बाई पति मुन्ना सिंह 
( 66/6 ) 


अमीर सिंह पिता नानक सिंह 

( 588 ) 


1.875 

[ फा . सं . NHAI / LA / 27011 / 02 / Notif . - C.G . / Bilaspur / 3D ] 


अभय जैन , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 7th March , 2023 

S.O. 1080 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O. 1150 ( E ) dated 14 March 2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) issued under sub- section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of NH - 130A on the stretch of land from Km . 15.600 to Km . 51.500 ( Bilaspur - Urga Section ) in the district 
of Janjgir - Champa in the state of Chhattisgarh ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Navbharat " and " Central 
Chronicle ” both dated 24 March , 2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


[ भाग II– खण्ड 3 ( ii ) ] 


State : CHHATTISGARH 

Sr. 

No. 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km . 15.600 to Km . 51.500 ( Bilaspur - Urga Section ) of National Highway No. 130A in the District of Janjgir - Champa 
in the state of Chhattisgarh . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


Survey 
Number 


11 


Taluk : Akaltara 

Village : Sankar 


20/18 


24/1 


| 24/4 


25/2 


25/6 


26/3 


27/1 


27/3 


28/2 


10 28/3 


32/2 ( 32 ) 


12 35.36 / 3 


2 


13 36/2 


14 36/5 


Type of Land 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


District : JANJGIR - CHAMPA 


Nature of 
Land 


4 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Area in 
Hectare 


0.0024 


0.02 


0.089 


0.0588 


0.012 


0.0534 


0.0815 


0.0056 


0.096 


0.02 


0.0426 


0.0354 


0.0022 


0.0156 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Gopal S / o Bisahu 
20/18 


Lakhan Singh S / o Gangaram 
24/1 


Dulari Singh S / o Gangaram 
24/4 


Rajkumar S / o Abheram 
25/2 


Gangaram S / o Tikaram 
25/6 


5 


Ramgovind , Manmohan S / o Pitamber , 
Bundkunwar late Pitamber , Echharam 
S / o Moharsay 

26/3 


Anuj kumar , Amit kumar S / o Bahadur 
singh , Anjulata , Riya kumari , Santoshi 
bai late Bahadur singh 

27/1 


Ramayan singh S / o Shinarayan , Dhaga 
bai late Shivnarayan 

27/3 


Jhadu Singh , Sukhdev Singh , Jagdev 
Singh S / o Chamru , Dokri , Puratan S / o 
Chamru , Mahetrin Bai late Chamru 
28/2 


Jhadu Singh , Sukhdev Singh , Jagdev 
Singh S / o Chamru , Dokri , Puratan S / o 
Chamru , Mahetrin Bai late Chamru 
28/3 


Mohanlal S / o Ramadhar , Ramkumari , 
Mohan Kunwar , Shivkumari , Princess , 
Devkumari S / o Ramadhar , Besaheen 
late Ramadhar 

32/2 


Jhadu singh S / o Chamru 
35 , 36/3 


Thanwar singh S / o Abhilal 
36/2 


Jhadu Singh , Sukhdev Singh , Jagdev 
Singh S / o Chamru , Dokri , Puratan S / o 


6 


15 


16 


17 


18 


19 


22 


23 


24 


20 38/6 


25 


21 384/3 


26 


28 


36/6 


29 


370/17 


370/20 


31 


373/5 


1 


374/3 


384/4 


384/5 


27 54/1 


385/1 


46/13 


46/6 


66/2 


30 66/4 


66/3 


66/6 


Taluk : Baloda 

Village : Bhilai 


588 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


TOTAL 


0.002 


0.04 


0.073 


0.036 


0.0045 


0.0024 


0.3148 


0.0225 


0.18 


0.0018 


0.012 


0.032 


0.26 


0.073 


0.1097 


0.0148 


0.135 


0.027 


1.875 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Chamru , Mahetrin Bai late Chamru 
36/5 


Thanwar Singh S / o Abhilal 

36/6 


Anant Singh S / o Jivrakhan Singh 
370/17 


Gajanand S / o Jeevrakhan singh 
370/20 


Nandkumar minor late c / o mother 
Laxmin bai 

373/5 


Harkunwar W / o Shivkumar 

374/3 


Ramkhilawan S / o Tikaram 


38/6 

Devendra S / o Maheshwar singh 
384/3 


Yaswant singh S / o Surendra singh 
384/4 


Balwant singh S / o Surendra singh 
384/5 


Ashok kumar S / o Surendra singh 
385/1 


Sitaram S / o Jhaduram 

46/13 


Ramkhilawan S / o Tikaram 


46/6 

Ashabai late Kunjbihari , Akash S / o 

Kunjbihari , Ashra , Kavita S / o 
Kunjbihari 

54/1 


Daduram , Dujram , Anujram S / o 
Munna , Sonmat late Munna 
66/2 


Anandram S / o Jhuran singh 
66/3 


Melan bai S / o Jhatar singh 
66/4 


Sonmat bai W / o Munna singh 
66/6 


Amir Singh S / o Nanak Singh 

588 


[ F. No. NHAI / LA / 27011 / 02 / Notif . - C.G . / Bilaspur / 3D ] 
ABHAY JAIN , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR signed by MANOJ 

KUMARVERMA 

Date . 2023.03.09 21 25.09 

VERMA 

+05 : 30 


